निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 618) 


11 श्रावण 1935 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 2 अगस्त 2013 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

31 जुलाई 2013 
सं0 वन विक्रय - 33 / 93 - 2761 / प०व० — बिहार काष्ट चिरान (विनियमन ) अधिनियम 1990 एवं बिहार 
काष्ठ चिरान (विनियमन ) नियमावली 1993 में निहित प्रावधानों / धाराओं में आवश्यक संशोधन हेतु प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक , बिहार , पटना की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नवत किया जाता है : 
(1) श्री बी0 एन0 झा , (भा०व०से0 ) 

अध्यक्ष 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना । 
( 2) श्री बी0 एन0 खान , ( भा०व०से0 ) 

सदस्य 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सह 

मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना । 
( 3) श्री मुरारी जी मिश्र, ( भा०व०से0 ) 

सदस्य 
मुख्य वन संरक्षक , (संयुक्त वन प्रबंधन ) । 
( 4) श्री प्रभात कुमार गुप्ता, (भा०व०से.) 

सदस्य 
वन संरक्षक , मुजफ्फरपुर अंचल , मुजफ्फरपुर । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 618- 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


